निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 आश्विन 1935 ( श ) 
पटना, सोमवार , 7 अक्तूबर 2013 


( संo पटना 786 ) 


सं० 3ए - 1 -मुक0 -04/ 2013 - 10382 -वि0 


वित्त विभाग 


प्रेषक , 


प्रभात शंकर, 


अपर सचिव । 


सेवा में , 


महालेखाकार ( ले० एवं हक0), 
बिहार , 
महालेखाकार कार्यालय , 


वीरचन्द पटेल पथ , पटना । 


पटना, दिनांक 07 अक्तूबर 2013 


विषयः 


मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के वेतनमान उत्क्रमण के संबंध में । 


महाशय , 


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में वित्त 


विभाग के संकल्प सं0 660 , दिनांक 08 / 02 / 1999 के द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अधीन 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 अक्तूबर 2013 
मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के लिए दिनांक 01 / 01 / 1996 के प्रभाव से रू0 4500 - 7000 का वेतनमान 


स्वीकृत किया गया था । 

2 . फिटमेंट अपीलीय समिति द्वारा एक स्नातक स्तरीय परीक्षा से उत्तीर्ण होने की स्थिति में 
पर्यवेक्षकीय संवर्ग के लिए समान रू0 5000 -8000 के वेतनमान की अनुशंसा इस पद के लिए की गयी 
थी जिसे मंत्रिपरिषद् की आर्थिक नीति एवं आर्थिक विषयक समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था । 
फिटमेंट अपीलीय समिति द्वारा अनुशंसित वेतनमान की स्वीकृति हेतु दायर सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0 
19935 / 2010 में दिनांक 18 / 07 / 2013 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में 
मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के लिए रू0 5000-8000 का वेतनमान दिनांक 01 /01 / 1996 के प्रभाव से 
अनुमान्य करने का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था । 

3. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के पद हेतु दिनांक 
01/ 01 / 1996 के प्रभाव से स्वीकृत रू0 4500 - 7000 का वेतनमान को रू0 5000 - 8000 में उत्क्रमित 
करने का निर्णय लिया गया है । यह उत्क्रमित वेतनमान दिनांक 01/ 01 / 1996 से वैचारिक तथा दिनांक 
01/ 04/ 1997 से वास्तविक रूप से भुगतेय होगा । चूँकि दिनांक 01 / 01 / 2006 से वेतनमान का 
पुनरीक्षण हो चुका है; अतएव दिनांक 01 /01 / 2006 से वैचारिक तथा 01 / 04/ 2007 से वास्तविक रूप 
से प्रतिस्थानी वेतन संरचना के पी0बी0 - 2 + 4200 में वेतन भुगतेय होगा । । 

4. दिनांक 01 / 01/ 1996 के प्रभाव से वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प सं0 660 , 
दिनांक 08 / 02 / 1999 एवं दिनांक 01/ 01/ 2006 के प्रभाव से वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प 


सं0 630 , दिनांक 21 / 01 / 2010 के आलोक में किया जायेगा । 


विश्वासभाजन , 


प्रभात शंकर, 


सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 786 -571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


